निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 कार्तिक 1941 ( श ० ) 
( सं ० पटना 1235 ) पटना , शुक्रवार , 8 नवम्बर 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

11 अक्टूबर 2019 
सं 0 7 / स्था0-4-04 / 2016 सा 0प्र0-13922 -- व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न 
जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिक, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित मुकदमों के त्वरित 
निष्पादन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या -3433 दिनांक 12.03.2019 तथा अधिसूचना 
संख्या -6139 दिनांक 08.05.2019 द्वारा विभिन्न जिलों के फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पुनर्नियोजित एवं पदस्थापित 
पीठासीन पदाधिकारी को अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -73024 दिनांक 07.09.2019 एवं पत्रांक -72997 दिनांक 07.09. 
2019 के द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, पीठासीन पदाधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट , जमुई को 
छोड़कर पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित विभिन्न जिलों के फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पुनर्नियोजित एवं पदस्थापित 
निम्न वर्णित 38 ( अड़तीस ) पीठासीन पदाधिकारी को तदर्थ रूप से 06 ( छ:) माह की और अवधि विस्तारित किये जाने 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 
क्र ० सं ० पुनर्नियोजित पीठासीन पदाधिकारी का नाम 

फास्ट ट्रैक न्यायालय में 


पदस्थापन स्थान 


1 


2 


1 


2 


3 


3 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
बॉका 
बेगूसराय 
भोजपुर ( आरा ) 

दरभंगा 


4 


श्री बिपिन बिहारी पाण्डेय 
श्री मिथिलेश कुमार राय 
श्री कैलाश कुमार महथा 
श्री मनमोहन चौधरी 
श्री रामा शंकर सिंह यादव 
श्री मो 0 खुर्शीद आलम 
श्री दिग्विजय सिंह 
श्री कामेश्वर नाथ राय 
श्री श्री निवास सिंह 
श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय 


5 


6 


7 


गया 


8 


9 


गया 
गोपालगंज 
गोपालगंज 


10 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 नवम्बर 2019 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


श्री बिनय कुमार सिन्हा 
श्री राम विनोद सिंह 
श्री ओम प्रकाश सिंह 
श्री अच्युतानन्द उपाध्याय 
श्री सुभाष चन्द्र प्रसाद 
श्री नारायण प्रसाद सिंह 
श्री देवेन्द्र प्रसाद केशरी 
श्री विश्वनाथ प्रसाद 
श्री विद्याधर प्रसाद पाण्डेय 
श्री बिमल कुमार सिन्हा 
श्री नारायण पंडित 
श्री कुमार प्रकाश सहाय 
श्री श्री निवास नारायण सिंह 
श्री राम प्रताप अस्थाना 
श्री अब्दुल सलाम 
श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा 
श्री दरोगा प्रसाद 
श्री श्याम किशोर साह 
श्री रवीन्द प्रसाद ठाकुर 
श्री सरोज कुमार श्रीवास्तव 
श्री झुला नन्द झा 
श्री बिपीन दत्त पाठक 
श्री ओम प्रकाश III 
श्री पारस नाथ शर्मा 
श्री प्रभात शंकर सिन्हा 
श्री रमेश चन्द्र मिश्रा 
श्री हरि दयाल पटेल 
श्री रवीन्द्र मणि त्रिपाठी 


जहानाबाद 
जहानाबाद 
कैमूर ( भभुआ ) 

कटिहार 
कटिहार 
खगड़िया 
लखीसराय 
लखीसराय 
मधेपुरा 
मुंगेर 

मुंगेर 
मुजफ्फरपुर 

मुजफ्फरपुर 
नालन्दा, बिहारशरीफ 

पटना 
रोहतास (सासाराम ) 

समस्तीपुर 
सारण ( छपरा) 
सीतामढी 
सीवान 

सुपौल 
वैशाली ( हाजीपुर) 
पश्चिमी चम्पारण ( बेतिया ) 
पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) 

नवादा 
पूर्णियाँ 
सहरसा 
सासाराम 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


उपर्युक्त अवधि विस्तार की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1037 दिनांक 27.01.2017 
में वर्णित शर्तों के अधीन होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शिवमहादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1235-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


